रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 


REGISTERED No . D. L. -33002/ 99 


GOVERNMENT OF INDIA 


4 


दिल्ली राजपाच 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 10 , 2017 / फाल्गुन , 19 , 1938 
DELHI, FRIDAY ,MARCH 10 , 2017 /PHALGUNA 19 , 1938 


सं . 93 ] 
No. 93 ] 


[ रा . रा. रा. क्षे. दि . सं. 403 

[ N. C. T . D. No. 403 


भाग - IV 

PART — IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


समाज कल्याण विभाग 

__ अधिसूचना 

दिल्ली, 9 मार्च, 2017 
___ सं. फा . 82(265) / ए. डी - III/ अमेंडमेंट पी . डब्ल्यू . डी . ऐक्ट / डी . एस . डब्ल्यू ./ 09/ 32564 - 572. - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल , गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या यू. 11030 / 3 / 96 यू . टी .एल . दिनांक 
05 / 12 / 1997 के साथ पठित विकलांग व्यक्ति ( समान अवसर , अधिकार और रक्षा पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम, 1995 (1996 का 1 ) 
की धारा 60 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री टी . डी . धारियाल को आयुक्त (निःशक्त जन ) नियुक्त करते हैं । 
उपरोक्त अधिनियम के अनुसार आयुक्त अपने कार्य एवं अधिकार का निर्वाह निर्धारित उपरोक्त नियम के अन्तर्गत सम्पूर्ण दिल्ली 
राज्य मे करेंगे । इनके कार्यकाल की अवधि कार्यभार ग्रहण करने से 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले आये वो होगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से और उनके नाम पर , 

कुलदीप पाकड़, विशेष निदेशक ( स.क .) 
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE 

NOTIFICATION 

___ Delhi, the 9th March, 2017 
No. F .82 ( 265 )/AD - III/Amendment PwDAct /DSW /09 /32564 -572 . — In exercise of powers conferred under 
Section 60 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation ) Act , 1995 
( Central Act No. 1 of 1996 ) read with the Govt. of India , Ministry of Home Affairs notification No. U - 11030 / 3 /96 -UTL , 
dated the 5th December, 1997 , the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Sh . T . D . Dhariyal, 
as Commissioner ( Persons with Disabilities ) for the purpose of the said Act. He shall exercise the powers conferred on 
and perform the functions assigned to the said Commissioner , under the said Act in the whole of the National Capital 
Territory of Delhi w .e.f. the date of publication of the notification . The term of Commissioner will be for the period of 3 
years from the date of joining or 65 years whichever is earlier. 

___ By Order and in the Name of Lt . Governor, NCT of Delhi . 

KULDEEP PAKAD , Spl. Director ( SW ) 
1338 DG/ 2017 
Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . ALOK Digitally signed by 

ALOK KUMAR 
Date: 2017.03.16 
11 :54:52 + 05 30 


LAR 


